रजिस्ट्री संडी एल - 33004199 


REGD . NO . D . L .-33004/ 99 


FOR : 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड ३ - उप - खण्ड (1) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


D 


सं . 42 ] 
No. 42 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, फरवरी 3, 2006 / माघ 14, 1927 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 3, 2006 /MAGHA 14 , 1927 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( पोत परिवहन विभाग ) 
.. . ( पत्तन पक्ष ) . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006 - 
सा . का.नि . 48( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरीयता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 2006 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


अनुसूची . . .. . .... 

नव मंगलूर पत्तन न्यास 
नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भती, वरीयता एवं पदोन्नति ) 

संशोधन विनियम , 2006 


महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन का न्यासी मंडल , 
नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरीयता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 1980, जो समय - समय पर संशोधित है, में फिर से संशोधन करते 
हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है । 

1. इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरीयता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2006 कहा जाएगा । 
2. वर्तमान के नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता एवं पदोन्नति ) विनियम 1980, जो समय- समय पर संशोधित है, में 

वर्तमान अनुसूची क्रम सं. 35 रद्द करके नई अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाए जो इस प्रकार है । 
311G / 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - SEc . 3(i)] 


- 


अनुसूची 
वेतनमान 


क्र . सं. 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


सीधी भर्ती के लिए 
निम्न तथा उच्च 
आयु सीमा 


2 


3 


सहायक 
यातायात 
निरीक्षक 


रू. 5000 - 150 - 5450- श्रेणी 
200 - 10850 


50-180-461- श्रेणी 


न्यूनतम 18 वर्ष 
वरिष्ठतम 35 वर्ष 


सीधी भर्ती के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक तथा 
अना योग्यताएं 


क्या पद प्रवरण है अथवा 
गैर - प्रवरण पर ( केवल 
पदोन्नति के लिए ) 


क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित भर्ती की विधि क्या पदोन्नति द्वारा 
आयु तथा शैक्षिक योग्यताएँ स्थानांतरण सीधी भर्ती की प्रतिनियुक्ति 
पदोन्नति और अन्य विभाग और भर्ती की विभिन्न विधियों द्वारा भरी 
में अनुरूप पदों पर आसीन . जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 
व्यक्ति प्रतिनियुक्तिों के मामले 
में भी लागू होगी 


10 


नहीं 


चयन से पदोन्नति 


पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति द्वारा 
न होने पर नियम के अनुसार 
सीधी भती द्वारा । 


1. कर्नाटक सेकेंडरी बोर्ड 

से मेट्रिक या उसके समकक्ष । 
2. पत्तन में वर्ष का कार्यानुभव । 
3. कन्नड़ का ज्ञान । 
4. उपाधिधारकों को वरीयता दी 

जाएगी । 
पदोन्नति अम्या स्थानांतरण के मामले में संवा जिनमें 
से पदोन्नति अथवा स्थानांतरण किया जाना होगा 


परितीक्षा की निर्धारित अवधि 


टिप्पणी 


11 


13 


P 


12 
पतन में अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त मिलान 

दो वर्ष 

शून्य 
लिपिकों ( कैली क्लर्क ) में से 

[ फा. सं. पी . आर. 12012/13/ 2005 - पी.ई.- 1 ] 

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव 
पाई टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 27 - 3- 1980 को सा. का. नि . . 10 . सं. सा. का. नि. 257 ( अ ) दिनांक 27 - 06 - 96 
सं. 156 ( 4 ) में प्रकाशित हैं और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं : 

11. सं. सा. का .नि . 289 ( अ) दिनांक 27 - 06 - 96 
1 . सं. स. का. नि. 1041 ( अ) दिनांक 05 - 12 - 89 

12 . सं. सा. का.नि . 135 ( अ) दिनांक 06 - 03 - 97 
2. सं. स. का .नि. 940( अ) दिनांक 07 - 12 - 90 

13. सं. सा. का. नि. 136 ( अ ) दिनांक 06 -03 - 97 
३. सं . स . का. नि . 92( अ ) दिनांक 27 - 02- 91 

14 . सं. सा. का.नि. 384 ( अ) दिनांक 10 - 07 - 97 
सं. स. का.नि. 658 ( अ ) दिनांक 31 - 10 -91 

15 . सं. सा. का.नि . 429( अ) दिनांक 29 - 07 - 97 
. सं. स . का .नि . 659 ( अ) दिनांक 18 - 11 - 91 

16. सं. सा . का.नि. 471 ( अ ) दिनांक 19 -08 -97 
5. सं. सा. का . नि . 23 ( अ ) दिनांक 15 -01 - 93 

17. सं. सा . का.नि. 334 ( अ) दिनांक 04 - 06 - 98 
2 . सं. सा . का. नि. 530 ( अ) दिनांक 03- 08 -93 

18 . सं. सा. का.नि. 658 ( अ) दिनांक 05- 11- 98 
B. सं. सा. का.नि . 454 ( अ ) दिनांक 12-05 -94 

19. सं. सा. का. नि : 667 ( अ ) दिनांक 10 - 11 -98 
३. सं. सा. का. नि . 15 ( अ ) दिनांक 09 -01 - 96 

20. सं. सा. का. नि. 688( अ ) दिनांक 19- 11 - 98 


asalndannilinomiaindharadandinintaarawdernia 


undrian 


murranim 


[ भाग II - खण्ड 3(6)] 


21. सं. सा . का .नि. 717( अ ) दिनांक 03 - 12 -98 

38 . सं. स . का .नि . 10 ( अ ) दिनांक 01 - 01 - 2000 
22 . सं. सा. का .नि . 755 ( अ ) दिनांक 18 - 12- 98 

39 . सं. सा. का. नि. 105 ( अ ) दिनांक 10- 02 - 2000 
23. सं. सा . का. नि . 777( अ ) दिनांक 30 - 12 -98 

* 40. सं. सा . का.नि . 130 ( अ) दिनांक 16 - 02 - 2000 
24. सं. सा. का .नि . 85 ( अ) दिनांक 10- 02 - 99 

41. सं. सा. का. नि . 131 ( अ ) दिनांक 16 - 02- 2000 
25 . सं. सा. का. नि. 86 ( अ) दिनांक 10 - 02 - 99 

सं. सा. का.नि . 232 ( अ ) दिनांक 08 - 03 - 2000 

43 . सं. सा . का . नि. 512 ( अ ) दिनांक 31 - 05 - 2000 
26. सं. सा. का. नि . 90( अ ) दिनांक 10 -02- 99 

44 . सं. सा . का .नि. 557 ( अ ) दिनांक 22 - 06 - 2000 
27. सं. सा . का.नि . 297 ( अ) दिनांक 29 - 04 -99 

45. सं. सा. का. नि. 728 ( अ ) दिनांक 18 - 09 -2000 
28 . सं. सा. का.नि . 325 ( अ) दिनांक 10 - 05 - 99 

46 . सं. सा . का .नि . 729 ( अ ) दिनांक 18 - 09 - 2000 
29 . सं. सा. का.नि . 350 ( अ) दिनांक 14 - 05 - 99 

47. सं. सा. का.नि . 776( अ) दिनांक 06 -10 -2000 
30. सं. सा. का. नि. 365 ( अ) दिनांक 19 - 05-99 

48. सं. सा. का.नि . 777 ( अ) दिनांक 06 -10 -2000 
31. सं. सा. का.नि. 366 ( अ) दिनांक 19 - 05 - 99 

49. सं. सा . का. नि. 857 ( अ ) दिनांक 09 - 11 - 2000 
32. सं. सा. का.नि. 418( अ ) दिनांक 8-06 -99 

50. सं. सा. का. नि . 365 ( अ ) दिनांक 16 - 05 - 2001 
33. सं. सा. का.नि. 587 ( अ ) दिनांक 12 - 08 - 99 . 

51. सं. सा. का.नि . 318( अ) दिनांक 02 - 05 - 2002 
34. सं. सा. का.नि. 595 ( अ ) दिनांक 18 - 08 - 99 . .. . 

52. सं. सा. का. नि . 846( अ ) दिनांक 28 - 10 - 2003 
35. सं. सा . का. नि . 4( अ ) दिनांक 01 -01 -2000 

53 . सं. सा. का.नि. 282 ( अ) दिनांक 23 -04 -2004 
36 . सं. सा . का. नि. 8( अ ) दिनांक 01 -01 - 2000 

... 54 . सं. सा. का.नि. 406 ( अ ) दिनांक 16 - 06 - 2005 
37 . सं. सा. का.नि. १( अ ) दिनांक 01 - 01 -2000 

55 . सं. सा. का .नि . 468( अ ) दिनांक 12 - 07 - 2005 
MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


. . . . Papartment of Shipping . 

( PORTSWING) 

NOTIFICATION 

_ New Delhi, the 3rd February, 2006 
G .S. R . 48 (E ). - In exercise of thepowers conferred by Sub - section (1) of Section 124 , read with Sub -section (1) of 
Section 132 of theMajor Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 2006 made by the Board of Trustees 
of New Mangalore Port Trust and set out in the Schedule annexed to this Notification . 


2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 

NEW MANGALORE PORT TRUST 
New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) 

Amendment Regulations, 2006 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Board of 
Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations , 1980 as amended from timeto time. 

1. TheseRegulations n ay be called the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) 

Amendment Regulations, 2006 . 
2 In the existing New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion )Regulations, 1980 

amended from timeto time, delete the existing schedule 35 and substitute the new schedule as below . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - Sec. 3 (i)] 


AVAM 


SCHEDULE 


SI ! 


Classification 


No. 


Nameof 
the post 


No. of 
posts 


Scale of 
pay 


Age limits 
lower and 
upper for 

direct 
· recruits 


Educational qualifications and 
other qualifications required 
for direct recrists 


2 . 


3 


4 


6 


35 


79 


Class III 


| Astt 

Traffic 
Inspector 


Rs. 5000 - 
150 - 5450 
200 - 10850 


Min . 18 yrs . 
Max . 35 yrs . 


(1) Matriculation from Karnataka 
Secondary Board or its equivalent. 
(2) 3 years working experience in the 
port 
(3) Knowledge ofKannada. 
(4 ) Preference will be given to 
graduates. 


Whether post is a selection post 
or non - selection post ( for pro 
motion only ) 


UW 


Whether age and educational and 
other qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in the case 
of promotees and persons holding 
analogous post in other department 
and deputationists 


Method of recruitmentwhether by 
promotion /transfer/deputation or 
direct recruitment and percentage 
of vacancies to be filled by different 
methods of recruitment 


9 


Who 


Promo 


election 


By Promotion failing which by direct 
recruitment as per norms. 


· Remarks 


In case of promotion or transfer , cadres from which 
promotion or transfer shall bemade 


Prescribed period of 
probation 


ht 


12 


13 


Two years 


Nil 


From among the Tally Clerks with four years regular 
servide in the grade in the Port 


[F . No , PR - 12012/ 13/ 2005-PE -1 ] 

A . K . BHALLA , Jt. Secy . 
9. No .G .S .R . 15 (E ) dtd . 9 -1- 96 
10. No. G .S .R . 257 (E ) dtd . 27 -6 - 96 
11. No. G .S.R 289 (E ) dtd . 27 -6 - 96 
12 . No. G .S.R . 135(E ) dtd .6 -3- 97 
13 . No. G .S.R . 136 (E ) dtd 6 -3 -97 
14 . No .G .S.R. 384(E ) dtd . 10 -7-97 
15 . No.G .S.R .429(E ) dtd . 29-7-97 
16 . No. G .S.R .471(E ) dtd . 19 -8-97 
17 . No. G .SR . 334(E ) dtd . 4-6 -98 
18 . No . G . S.R .658 (E ) dtd . 5 - 11- 98 


Foot Note : Principal Regulations published vide No. G .S.R . 
156 (H ) dated 27-3- 1980 and subsequently amended vide : 

1. No. G.SR. 10416) dtd.5-12 -89 
2. No. G .& R . 940(E )dtd. 7- 12- 90 
3. No.G .SR . 92 (E ) dtd . 27 -2-91 
4 . No.G .SR .658 (E ) dtd . 31- 10 -91 
5. No. G .S.R. 659(E ) dtd. 18 - 11 -91 
6. No. G .S.R . 23 (E ) dtd . 15 -1-93 
7. No.GS.R .530(E ) dtd. 3-8- 93 
8. No. G .SR . 454(E ) dtd . 12-5- 94 


AWOMISION 


S 


( 97 


301 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 . No.G .S.R .667(E ) atd. 10 - 11 -98 
20 . No . G .S.R .688(E ) dtd . 19- 11 -98 
21. No. G .S.R . 717 ) dtd . 3- 12 -98 
22. No. G .S.R . 755 (6 ) dtd . 18 - 12 -98 
23 . No.G .S.R. 777 (E ) dtd. 30 - 12 -98 
24 . No. G .S.R . 85 (E ) dtd . 10 -2- 99 
25 . No. G .S.R . 86 (E ) dtd. 10 -2- 99 
26 . No. G .S.R . 90 (E ) dtd. 10 -2- 99 
27 . No. G .S.R . 297 (6 ) dtd . 29-4 -99 
28. No. G .S.R . 325(E ) dtd . 10 -5- 99 
29. No. G .S.R . 350(E )dtd . 14 -5-99 
30 . No. G . S.R 365€ ) dtd . 19 -5 -99 
31. No. G . S.R . 366 (E ) dtd . 19 -5-99 
32 . No. G .S.R. 418E )did. 8-6- 99 
33. No.G .S.R . 5876) dtd . 12-8-99 
34 . No. G .S.R . 595 (E ) dtd . 18 -8-99 
35 . No. G .S.R . 4 (E ) dtd . 1 -1-2000 
36 . No. G .S.R . 8 (E ) dw , 1-1- 2000 
37 . No. G .SRCE ! ! 2000 


38 No.G .S.R . 10 ) dtd. 1-1- 2000 
39. No. G .S.R . 105(+ ) dtd. 10 -2-2000 
40 . No. G .S.R. 130(E) dtd. 16 -2- 2000 
41. No.G .S.R . 131€ ) dtd. 16 -2-2000 
42 No.G .S.R. 232E ) dtd. 8-3-2000 
43 . No. G .S.R . 5128 ) dtd . 31-5-2000 
44 . No.G .S.R . 557(E ) dtd. 22-6 -2000 
45 . No. G .S.R . 728 (E ) dtd . 18 -9-2000 
46 . No. G .S.R . 729(E ) dtd . 18 -9- 2000 
47. No.GSR 776 (E ) dtd 6- 10 - 2000 
48 No. G .S.R . 777 (® ) dtd. 6 - 10- 2000 
49. No. G .SR .857 ) dtd .9- 11 - 2000 
50 . No. G .S.R . 365 (E ) did. 16 -5 - 2001 
51. No.G .S.R 318(E ) did .2-5-2002 
52 . No . G .S.R . 846(E ) dtd 28- 10 - 2003 
53. No. G .S.R . 282(E) dtd. 23-4 - 2004 
54. No .G .S.R . 406 (E ) dtd . 16 -6 - 2005 
53. IVU . G.S.R 463 ) diů . 12-7-2005 


; 


Printed by the Manager, Govt of ladia Prous, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


mt 


